FfOFT tho 221 


REGISTERED No. D . 221 


OM 


409 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्रसाधारण 


EXTRAORDINARY 


HTH I - i 
PART 1 - -Section 1 

प्राषिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 96) 
No. 96 ] 


of facerent, qerafetare , asa 26, 1973/& TTT 6 , 1895 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 16 , 1973/VAISAKHA 6, 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paglag & given to this part to order that it may be fled 

a separate compilation . 


MINISTRY OF COMMERCE 

PUBLIC NOTICE 
IMPORT TRADE CONTROL 

New Delhi, the 26th April 1973 
SUBJECT. - - Truck with Bangladesh during the period 28th March 1972 to 27th March 1973. 

No. 61- ITC (PN ) / 73. — Attention is invited to the late Ministry of Foreign Trade 
Public Notice No. 57 - ITCIPN )/ 72 , dated the 20th April , 1972 pertaining to trade with 
Bangladesh during the period 28th March 1972 to 27th March 1973 as amended froni 
time to time. These arrangements have boen extended upto 27th June, 1973 vile Ministry of 
Commerce Public Notice No . 41 - ITC (PN ) / 72 , dated the 24th March , 1973 . 

2 . It has been decided to increase the value for import of Raw Jute from Bangladesh 
Under the limited Payinents Arrangement in accordance with the aforesaid Public 
Notices from 750 lakhs to 1 , 000 lakhs . 

3 . The valuc limit indiculed against Raw Jute at S . No. 5 in Annexure II to the late 
Ministry of Foroign Trade Public Notice No . 57- ITC (PN )/ 72 , dated the 20th April, 1972 
may be deemed to have been amended accordingly . 

S. G . BOSE MULLICK , 
Chief Controller of Imports & Exports. 
! 533 ) 


534 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


वाणिज्य मत्रालय 


साजिमिक सूचना 


पायात व्यापार नियन्त्रण 


नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973 


विषय -- - 28 - 3 - 1972 से 27 - 3 - 1973 अवधि के दौरान बांगला देश के साथ व्यापार । 


संख्या 61 - प्राई० टी०टी० ( पी एन ) / 73.-~ - 28 - 3 - 1972 से 27 - 3-- 1973 अवधि 
के दौरान बांगलादेश के साथ व्यापार से सम्बन्धित भूतपूर्व विदेश व्यापार मन्त्रालय की समय समय 
पर, यथा सशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या - 57-- पाई टी०सी० (पी० एम० ) / 72, दिनांक 20 
अप्रैल , 1972 की ओर ध्यान दिलाया जाता है । ये व्यापार व्यवस्थाए 27 जून , 1973 तक बढ़ाई 
गई हैं देखिये वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या -- 41 - आई०टी० सी० ( पी०एन० ) / 73 , 
दिनांक 24 मार्च, 1973 । 

2 . पूर्वाक्त सार्वजनिक सूचनामों के अनुसार सीमित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत बांगलादेश 
से कच्चे पटसन के प्रायति के लिाए मूल्य को 750 लाख से 1000 लाख तक बढ़ाने का निश्चय किया 
गया है । 


3 . भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 57- आई०टी०सी० 
( पीएन ) / 72, दिनांक 20 अप्रैल , 1972 के अनुबन्ध - 2 में क्रम संख्या 5 पर कच्चे पटसन के सामने 
निर्दिष्ट की गई मुल्य सीमा नदनुसार संशोधित की गई समझी जाए । 


एस० जी० बोस मल्लिक , 
मुख्य नियंत्रक , आयात निर्यात । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . MINTO ROAD, NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973 


